रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


REGD . NO . D. L.-33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- RT 


भाग I - खण्ड 2 
PARTI - Section 2 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


पं० 10 ] 
No. 10 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 25, 1997 / चैत्र 4, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1997/ CHAITRA 4 , 1919 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1997 
सं० ए - 12023 ( 2 )/ 97 - प्रशा० - 3 ( वि० का० ). - आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य ( भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियमावली, 1963 के 
नयम 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह मानते हुए कि उक्त नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को शिथिल किया 
जाना उचित है, एतद्द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ए० सत्यनारायण की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को, दिनांक 23 मार्च, 1997 
अर्थात् उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाती है । 

बीर सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
(Department of Legal Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th March, 1997 
No. A -12023 (2 )/ 97 - Admn. III (LA) . - -In exercise of the powers conferred under rule 15 of the Income -tax Appellate 
Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 1963, the Central Government, being of opinion that it is 
expedient to relax the provisions of rule 11 of the rules, hereby extends the date of compulsory retirementof Shri A . Satyanarayana , 
Vice President, Income - tax Appellate Tribunal, for a period of three monthsbeyond 23rd March , 1997 , i. e., the date on which 
he completes sixty -two years of age . 

B. SINGH, Under Secy . 
752 GI/ 97 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

____ and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 - 1997 


